रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , वुधवार , जुलाई 25 , 2018 / श्रावण 03 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 25 , 2018 / SHRAVANA 03, 1940 


सं . 2835] 
No. 2835 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जुलाई, 2018 
का . आ . 3619( अ). केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सडक परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ .1255 ( अ ) तारीक 20 मार्च 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीक 20 मार्च 2018 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तेलंगाना राज्य के सन्गारेड्डि जिले में 
राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 161 के 0.000 कि . मी . से 39 .980 कि . मी . (सन्गारेड्डि - नांदेड़ - अकोला सेक्शन) तक के भूखंड के 
निर्माण ( चौडा करने | चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; । 
और उत्त अधिसूचना का सार उत्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2018 को " नवा 
तेलंगाना " ( तेलुगु ) और “ हान्स इंडिया " (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया था ; 
और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्रास नहीं हुए है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उत्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केंन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


अतः अब, केंन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उत्त रिपोर्ट प्रास हो जाने पर और उत्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


4258 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और अब , केंन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुत्त हो कर आत्यन्तिक रूप से 
केंन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
तेलंगाना राज्य के सन्गारेड्डि जिले में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 161 के 0.000 कि . मी . से 39.980 कि . मी . (सन्गारेड्डि - नांदेड़ - 
अकोला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य क नाम: तेलंगाना जिले का नाम : संगरेड्डी 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृती भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

| ( हेक्टरमें ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: अंडोले 
गांव का नाम: डकूर 


282 


| निजी 


निजी 


|| N. यादयः सन ऑफ मनैया एंड आधारस 


ई 


0006 


यादयः सन ऑफ मनया एंड आधारस 


0. 0861 


( २८२ ) 


गांव का नाम : रम्सन्पल्ले 


1354 


निजी 


ड्राई 


| 0.2294 


१) टी.मनोरंजन रेड्डी सं ऑफ़ मोहन रेड्डी, 
२) टी. चंद्र रेड्डी सं ऑफ़ संजीव रेड्डी , 
३) टी .विष्णुवर्धन रेड्डी सं ऑफ़ मल्ला रेड्डी 
( ३५४ ) 
१ ) पटनम मुथ्यलु सं ऑफ़ सायन्ना , २) 
पटनम मल्ला सं ऑफ़ सायन्ना ( ३५५ ) 
व्. कोमरा रेड्डी सन ऑफ मल्ला रेड्डी 
( ३५६ ) 


||355 


355 


निजी 


डाइ 


0. 0192 


356 


निजी 


1. 2342 


गांव का नाम: येर्ररम 


598 


निजी 


ड्राई 


10. 1012 


१) हमगौड़ सओफ किस्ता गौड़ , 
२) के.स्वर्णलता वाइफ ओफ हंमा गौड़ , 
॥ ३ ) के. साकेत गौड़ सं ओफ हंमा गौड़ 
( ५९८ ) 
१ ) एल .पापा सं ओफ ल्ला , 
२) येन. लग्माइआह सं ओफ दुर्गा (५८४ ) 


6 


584 


निजी 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


0.1494 


0 . 1494 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तालुक का नाम : पुलकल 
गांव का नाम: सरीरामरेडीगुड़ा 


१) आर. शंकर रेड्डी सं ओफ नरसिम्हा रेड्डी , 
२) आर. दसरथ रेड्डी सं ओफ नरसिम्हा 


178 


निजी 


ड्राई 


||0. 2277 


३ ) आर . राम रेड्डी सं ओफ नरसिम्हा रेड्डी 
( ७८ ) 
१ )नरसिम्हुलु सं ओफ लक्समन , 
२) के. वेंकट रेड्डी सं ओफ चंद्र ( ७९ ) 


निजी 


0. 0911 


गांव का नाम : सिवम्पेत 


1386 


निजी 


ड्राई 


||0.0405 


१) मिरयला विट्टल सं ऑफ़ अन्जाइअह , 
॥ २) ऍम . मल्लेशम सं ऑफ़ वेररयाह 
( ३८६ ) 


कुल 


| 2. 1788 


[ फा . सं . NHAI/ PIU - HYD/ NH- 161 / S - N- A/ GC/ 1/ 2016 /3D1 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th July, 2018 
S . O . 3619 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 1255 ( E ), dated 20th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning, etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 161 on the stretch of land from Km . 0 .00 to Km . 39 .980 (Sangareddy-Nanded - Akola 
Section ) in the District Sangareddy in the state of Telangana ; 
And whereas the substance of the said notification has been published in “Nava Telangana ( Telugu )” and “ Hans India 
( English )” both dated 05th April 2018 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 
And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 
And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the 
sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 
And further, in pursuance of sub- section (2 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that 
on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in 
the Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km .0 .00 to 
Km . 39.980 ( Sangareddy -Nanded - Akola Section ) on the National Highway No 161 in the state of TELANGANA 


State : TELANGANA 


District: SANGAREDDY 

Nature of Land Area in Hectre 


Sr. 


Survey 
Number 


NO . 


Name of the Land Owner/Intrested 

Person 
Part Survey No: 


3 T4 T 
Taluk : Andole 
Viilage : Dakoor 
282 

Private dry 0.0861 
Viilage: Ramsanpally 


dry 


N . Yadaiah s/ o Manaiah And Others 
282 


354 


Private 


dry 


dry 


0 .2294 


1) T. Manoranjan Reddy S /o. Mohan 
Reddy , 
2 ) T .Chandra Reddy S /o Sanjeeva 
Reddy , 3 ) T . Vishnuvardhan Reddy S / o 
Mallareddy 354 


355 


Private 


Idry 


0 .0192 


( 1 ) Patnam Muthyalu S / o Sayanna, 
2 ) Patnam Mallaiah S /o Sayanna 355 


356 


Private 


dry 


1.2342 


V . Komura Reddy S /o . Malla Reddy 
356 


Viilage : Yerraram 


598 


1 ) Hanmagoud S /o Kista Goud , 
2 ) K . Swarnalatha W / o Hanma Goud , 
3 ) K . Saketh Goud S /o Hanma Goud 


Private 


dry 


0 . 1012 


598 


584 


Private 


dry 


0 . 1494 


1 ) L . papaiah S /o Mallaiah , 
2 ) N .Laxmaiah S / o Durgaiah 584 


Taluk : Pulkal 
Village: Seriramreddiguda 


1 


| 78 


Private 


dry 


0 .2277 


1) R . Shankar Reddy S /o Narsimha 
Reddy , 
2 ) R . Dasarath Reddy Slo Narsimha 
Reddy , 
3) R . Ram Reddy S /o Narsimha Reddy 
78 


( 1 ) Narsimulu S /o Laxman , 
2 ) K . Venkat Reddy S / o Chandra Reddy 


19 


Private 


Wet 


0 .0911 


Viilage: Sivampet 


386 


Private 


Private 


dry 


dry 


0.0405 


0 .0405 


2M 


1) Miryala Vittal S /o Anjaiah , 
2 ) M .Mallesham Slo Veeraiah 386 


TOTAL 


2 . 1788 


[ F. N . NHAI/ PIU- HYD/ NH -161 / S- N - A / GC/ 1 /2016/3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .07.31 19 :20 :30 
+ 05 30 


